निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 520 ) 


16 कार्तिक 1930 ( श ) 
पटना, शुक्रवार , 7 नवम्बर 2008 


सहकारिता विभाग 


अधिसूचना 

25 सितम्बर 2008. 
स्ख्या 6 / पणन ( स .) 130 / 08 - 3991 — दी वेयर हाउसिंग कारपोरेशन एक्ट 1962 की धारा 20 ( 1) (ए ) के 
प्रावधानों के तहत केन्द्रीय भण्डारण निगम, नई दिल्ली द्वारा मनोनीत दो निदेशकों को राज्य सरकार बिहार राज्य 
भंडार निगम के निदेशक पर्षद के सदस्य के रूप में उनके नाम के समक्ष अंकित अविध के लिए अधिसूचित करती 
है : 
1. श्री कुशल सोरेंग, 

| दिनांक 14.07 .08 से दिनांक 03.04.09 तक अथवा 
क्षेत्रीय प्रबंधक, केन्द्रीय भंडारण निगम क्षेत्रीय बिहार राज्य भंडार निगम के रू « 1958 के रूस 
कार्यालय , पटना ( इनका मनोनयन श्री 3(1) के आलोक में इनके उत्तराधिकारी के मनोनयन 
एस. एस. सूद क्षेत्रीय प्रबंधक केन्द्रीय भंडारण तक के लिए 
निगम, पटना के स्थान पर) 
1 . श्री अविनाश वर्मा 

दिनांक 16.05. 08 से 02. 05. 10 तक अथवा बिहार 
निदेशक, उपभोक्ता मामले खाद्य एवं जन वितरण राज्य भंडार निगम के रू « 1958 केरू « 3(1) के 
मंत्रालय , कृषि भवन, नई दिल्ली ( इनका मनोनयन श्री आलोक में इनके उत्तराधिकारी के मनोनयन तक के 
रवि अग्रवाल निदेशक उपभोक्ता मामले खाद्य एवं लिए 
जनवितरण मंत्रालय भारत सरकार के स्थान पर ) 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

विजय कुमार शर्मा, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 520 - 571 + 20 - डी0टी0पी0 । 


